Regd . No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


याणा 


सरकार 


PANA- 


OF 


F HAN 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 226 - 2017 /Ext. ] CHANDIGARH , THURSDAY , DECEMBER 28 , 2017 (PAUSA 6 , 1939 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 
___ संख्या 18 / 179 / 2017 - 3क1:- हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 9 
के उपबन्धों के अनुसरण में तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश / अधिसूचना को निरस्त करते हुये , 
हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर पालिका, सिवानी, जिला - भिवानी के वार्डों के परिसीमन हेतु 
निम्नलिखित प्रस्ताव उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं , जिनको इससे प्रभावित होने की 
सम्भावना है । 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 
10 दिन की अवधि समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों , यदि कोई हो , जो 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग / महानिदेशक , शहरी स्थानीय निकाय 
हरियाणा, पंचकूला द्वारा उपायुक्त , भिवानी के माध्यम से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें , 
विचार करेगी । 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0 01 : - गुरेरा रोड़ नगरपालिका की सीमा उतरी - पश्चिमी कोने से आरम्भ होकर नगरपालिका सीमा 
के साथ - साथ उतर दिशा की ओर चलते हुए रेलवे फाटक क्रोसिंग तक , रेलवे फाटक से रेलवे लाईन के 
साथ - साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गोविन्द के गोदाम तक , उक्त गोदाम से दक्षिण पूर्व दिशा 
की ओर चलते हुए मण्डी के बीच वाले गेट से मण्डी रोड़ पर चलते हुए हिसार - राजगढ़ रोड़ के संगम तक , 


( 4875 ) 


4876 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 28, 2017 (PAUS. 6 , 1939 SAKA ) 


उक्त रोड़ पर राजगढ़ की ओर चलते हुए गुरेरा रोड़ के संगम तक , गुरेरा रोड़ पर गुरेरा की तरफ पर रेलवे 
फाटक को पार करते हुए नगरपालिका सीमा के संगम तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 02 : - रमेश पंसारी के मकान से आरम्भ होकर रेलवे लाईन के साथ - साथ उतर पूर्व दिशा में चलते 
हुए हिसार रोड़ रेलवे फाटक के संगम तक, उक्त संगम से नगरपालिका सीमा के साथ - साथ दक्षिण पूर्व 
दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा व रूपाणा रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से रूपाणा रोड़ पर 
चलते हुए हिसार - राजगढ़ रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से राजगढ़ की ओर चलते हुए मण्डी रोड़ 
( हरे कृष्णा वैरायटी स्टोर ) के संगम तक , उक्त रोड़ पर मण्डी को पार करते हुए रमेश पंसारी के मकान तक , 
जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 03 : - हिसार - राजगढ़ रोड़ पर पीर बाबा वाली गली के कोने से आरम्भ होकर हिसार रोड़ पर 
हिसार की ओर चलते हुए रूपाणा रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से रूपाणा की ओर चलते हुए शनि देव 
वाली गली के संगत तक , उक्त गली में अम्बेडकर पार्क को पार करते हुए ईश्वर सिंह के मकान के कोने 
तक , उक्त कोने से सुमित्रा देवी एम. सी . के मकान तक , उक्त मकान से कृष्ण के मकान से आगे होते हुए 
रिशाल सिंह फौजी के मकान तक, उक्त मकान से रणसिंह के मकान तक, उक्त मकान से चांदी राम के 
मकान तक , उक्त मकान से विनोद के मकान तक उक्त मकान से राजू सरदार के मकान तक , उक्त मकान 
से लिछमण वकील के मकान से आगे सुनहेरी पार्क की साथ वाली गली से होते हुए वेद प्रकाश के मकान 
तक , वेद प्रकाश के मकान से सन्ता सिंह के मकान तक , उक्त मकान से सेठ पाला राम धर्मशाला के कोने 
तक, उक्त धर्मशाला से हिसार - राजगढ़ रोड़ तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 04 : - रूपाणा रोड़ शनि देव मन्दिर वाली गली के संगम से आरम्भ होकर रूपाणा की ओर चलते 

केडिया के मकान के कोने तक , उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 
डा0 महाबीर के मकान तक उक्त मकान से उतर - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए वेद प्रकाश के मकान 
तक, उक्त मकान से सत्यवान के मकान तक, उक्त मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए अम्बेडकर 
पार्क को पार करते हुए रूपाणा रोड़ के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 05 : - रूपाणा रोड़ पर हनुमान केडिया के फार्म के काने से आरम्भ होकर रूपाणा रोड़ पर रूपाणा 
की ओर चलते हुए नगरपालिका की सीमा के संगम तक , उक्त संगम से नगरपालिका सीमा के साथ - साथ 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा व तोशाम रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से उतर दिशा 

न घाट के कोने तक उक्त कोने से राधा स्वामी सत्संग के आगे से पश्चिम की ओर 
चलते हुए डा0 अम्बेडकर भवन के कोने तक , उक्त कोने से उतर की ओर चलते हुए फते सिंह के मकान 
तक, उक्त मकान से चन्दगी राम ग्रोवर के मकान तक , उक्त मकान से दिनेश भोरिया के मकान तक, उक्त 
मकान से रहीश कुमार के मकान के कोने तक , उक्त मकान से उतर की तरफ चलते हुए धर्मपाल के मकान 
तक, उक्त मकान से उतर - पूर्व की ओर चलते हुए हनुमान केडिया के फार्म के कोने तक , जोकि प्रारम्भिक 
बिन्दु है । 
वार्ड नं0 06 : - चानन मल के मकान से आरम्भ होकर उतर दिशा की ओर चलते हुए रामकुमार यादव के 
मकान तक, उक्त मकान से गीना देवी के मकान तक , उक्त मकान से जगदीश साईकल वाला के मकान 
तक, उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम की दिशा की ओर चलते हुए बनारसी दास के मकान तक, उक्त मकान 
से पुराना एम. सी . चौक तक , उक्त चौक से बारू राम सोनी के मकान तक , उक्त मकान से भक्ति बयूटी 
पार्लर के कोने तक , उक्त कोने से डा0 राजकुमार ढांडा के मकान तक , उक्त मकान से औमप्रकाश कोठारी 
के मकान तक , उक्त मकान से बुस्टिंग स्टेशन के कोने तक , उक्त कोने से उतर दिशा की ओर चलते हुए 
चानन मल के मकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 07 : - हिसार - राजगढ़ रोड़ पर जनता टैन्ट हाउस के कोने से आरम्भ होकर हिसार की ओर चलते 
हुए पीर बाबा वाली गली के संगम तक , उक्त गली में दक्षिण - पूर्व की दिशा से चलते हुए परशुराम चौक के 
कोने तक, उक्त चौक से पूर्व की ओर चलते हुए राजकुमार के मकान तक , राजकुमार के मकान से हनुमान 
प्रसाद के मकान तक , उक्त मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रामकिशन असीजा के मकान तक, उक्त 
मकान से प्रेम किंगर के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पुराना थाना के दक्षिणी कोने 


की ओर 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC . 28 , 2017 (PAUS. 6 , 1939 SAKA ) 


4877 


तक , उक्त कोने से थाना रोड़ पर पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए जनता टैन्ट हाउस हिसार - राजगढ़ रोड 
के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 08 : - प्राईमरी स्कूल के पश्चिमी कोने से आरम्भ होकर उतर दिशा की ओर चलते हुए बीईओ 
ऑफिस के कोने तक , उक्त कोने से बीईओ ऑफिस के साथ वाली गली से होते हुए जयसिंह कोठारी के 
प्लाट तक, उक्त प्लॉट से मास्टर अनिल के मकान तक, उक्त मकान से उतर - पूर्व दिशा की ओर चलते 
हुए जगदीश भाम्भू के मकान के आगे से होते हुए महेन्द्र नाई के मकान तक, उक्त मकान से पूर्व दिशा की 
ओर चलते हुए पुराना एम. सी . चौक तक , उक्त चौक से उतर दिशा की ओर चलते हुए रामप्रसाद के मकान 
के कोने तक , उक्त मकान से मास्टर मोहन लाल के मकान तक , उक्त मकान से अशोक के मकान तक , 
उक्त मकान से साधू राम के मकान तक , उक्त मकान से सुन्दर लाल के प्लाट तक , उक्त प्लाट से दक्षिण 
पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए जाखड़ भवन तक, उक्त भवन से पतराम शर्मा के मकान तक , उक्त मकान 
से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाल्मिकी चौपाल वाली गली के संगम तक, उक्त संगम से 
बाल्मिकी चौपाल के आगे से होते हुए रामकुमार बाल्मिकी के मकान तक, उक्त मकान से सज्जन सिंह ढांडा 
के मकान तक , उक्त मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए प्राईमरी स्कूल के पश्चिमी कोने तक , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 09 : - पुराना बुस्टिंग स्टेशन के कोने से आरम्भ होकर, उतर - पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 
कृष्ण लाखलान वकील के मकान तक , उक्त मकान से उतर पूर्व दिशा में ही चलते हुए सुन्दर लाल के 
मकान तक , उक्त मकान से पृथ्वी सिंह के मकान तक , उक्त मकान से रामशरण के मकान तक , उक्त मकान 
से सज्जन सिंह के मकान तक, उक्त मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए भूपसिंह के प्लाट तक , उक्त 
प्लाट से अमरसिंह के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए अम्बेडकर भवन के कोने 
तक , उक्त कोने से उतर - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पुराना बुस्टिंग स्टेशन के कोने तक , जोकि 
प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 10 : - नगरपालिका दक्षिणी - पश्चिमी सीमा पर राधे आरा वाली गली से आरम्भ होकर उतर - पूर्व 
दिशा की ओर चलते हुए तोशाम रोड़ के संगम तक, उक्त संगम से सुनील चोपडा के मकान से आगे से होते 
हुए उतर पूर्व दिशा में ही चलते हुए महेन्द्र नायक के मकान से सामने होते हुए सेठ रामचन्द्र के मकान तक, 
उक्त मकान से नन्द राम के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण पूर्व दिशा में चलते हुए अम्बेडकर भवन के 
कोने तक , उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए तोशाम रोड नगरपालिका सीमा के संगम तक , 
उक्त संगम से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका सीमा के साथ - साथ चलते हुए लोहारू रोड़ के 
संगम तक उक्त संगम से पश्चिम दिशा की ओर नगरपालिका सीमा के साथ - साथ चलते हुए राधे आरा 
वाली गली के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 11 : - तोशाम रोड़ पर स्वास्तिक मैडिकोज से आरम्भ होकर उतर - पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 
मास्टर रनबीर के मकान तक , उक्त मकान से थाना रोड़ पर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बीडीपीओ ऑफिस 
के कोन तक उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए जगदीश के मकान तक, उक्त मकान भूपसिंह के 
मकान तक, उक्त मकान से महेन्द्र के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 
तोशाम रोड़ के संगम तक , उक्त रोड़ पर हिसार - राजगढ़ रोड़ की ओर चलते हुए लालचन्द के मकान वाली 
गली (पुरानी ऑटो मार्केट ) वाली गली के संगम तक , उक्त गली में उतर - पूर्व गली की ओर चलते हुए 
लालचन्द के मकान तक , उक्त मकान से आजाद मिस्त्री के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम की 
ओर चलते हुए तोशाम रोड़ के संगम तक , उक्त रोड़ से हिसार - राजगढ़ रोड़ की ओर चलते हुए स्वास्तिक 
मैडिकोज के कोने तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 12 : - तोशाम रोड़ व हिसार - राजगढ़ रोड़ के संगम से आरम्भ होकर हिसार की ओर चलते हुए 
सरदाना मोबाईल दुकान के कोने तक , उक्त कोने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए अमित लोहिया के मकान 
के कोने तक, उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए तोशाम रोड़ के संगम तक, उक्त रोड 
पर तोशाम की ओर चलते हुए विश्वकर्मा मन्दिर वाली गली के कोने तक उक्त गली में उतर पूर्व की ओर 
चलते हुए रघुबीर मिस्त्री के मकान के कोने तक, उक्त मकान से भगत राम के मकान तक, उक्त मकान से 
दक्षिण - पश्चिम की ओर चलते हए तोशाम रोड़ के संगम तक, उक्त रोड़ पर तोशाम की ओर चलते हुए 


4878 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 28 , 2017 (PAUS. 6 , 1939 SAKA ) 


नायकान चौपाल के साथ वाली गली के कोने तक, उक्त गली में दक्षिण - पश्चिम की ओर चलते हुए 
नगरपालिका सीमा के संगम तक उक्त संगत से नगरपालिका सीमा के साथ - साथ उतर पश्चिम की ओर 
चलते हुए गोयल भवन वाली गली के संगम तक, उक्त गली में उतर दिशा की तरफ चलते हुए गोयल भवन 
के आगे से होते हुए बलबीर सिंह पूनिया के मकान तक , उक्त मकान से दक्षिण - पश्चिम की तरफ चलते हुए 
ऑटो मार्केट के पीछे वाले गेट के सामने तक , उक्त गेट से उतर की तरफ चलते हुए डा0 जगदीश के 
मकान तक , उक्त मकान से उतर - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बी . एल. बाना, वकील के मकान से सामने 
से होते हुए तोशाम रोड़ ( गोपी ऑटो मोबाईल्ज ) के संगम तक, उक्त संगम से उतर - पश्चिम की ओर चलते 
हुए हिसार - राजगढ़ के संगम तक , जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 
वार्ड नं0 13 : - नगरपालिका सीमा की दक्षिणी - पश्चिमी सीमा से आरम्भ होकर नगरपालिका सीमा उतर 
दिशा की ओर चलते हुए गुरेरा रोड़ के संगम तक , उक्त रोड़ पर हिसार - राजगढ़ रोड़ की ओर चलते हुए 
रेलवे फाटक को पार करते हुए हिसार - राजगढ़ रोड़ के संगम तक, उक्त रोड़ पर राजगढ़ की ओर चलते 
हुए तोशाम रोड़ के संगम तक , उक्त रोड़ पर तोशाम की ओर चलते हुए मांगे राम एण्ड संस की दुकान के 
कोने तक , उक्त कोने से दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बीएलबाना वकील के सामने से होते हुए 
डा0 जगदीश के मकान के सामने वाले तक ऑटो माकेर्ट के पीछे तक , उक्त कोने से ऑटो मार्केट के पीछे 
वाले गेट तक, उक्त गेट से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए ज्ञानी राम के मकान के सामने से होते हुए बलबीर 
सिंह पूनिया के मकान के सामने वाले कोने तक , उक्त कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नगरपालिका 
सीमा के संगम तक , उक्त संगम से पश्चिम की ओर सीमा के साथ - साथ चलते हुए हिसार - राजगढ़ रोड़ व 
रेलवे लाईन को पार करते हुए नगरपालिका सीमा के दक्षिणी - पश्चिमी कोने तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम . शरन , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 28th December, 2017 
No. 18/ 179/ 2017 -3C1 . - In pursuance of the provision of Rule -9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules , 1977 and in supersession of all previous orders/ notification issued in this behalf , the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, Siwani, 
District – Bhiwani for information of the persons likely to be affected thereby. 

Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette, together with objections 
and suggestions if any , which may be received by the Principal Secretary to Government Haryana , Urban Local 
Bodies Department /Director General, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula through Deputy Commissioner , 
Bhiwani from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified : 

Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 :- Starting point is the North -west corner of the M .C . Boundary at village Gurera Road, from this point 
along with M .C . Boundary towards Northern side upto Railway crossing , then along with the Railway line towards 
south -western side upto the Godawn of Sh . Govind and then towards east - southern side crossing the center Gate of 
Mandi along with theMandi Road upto Hisar -Rajgarh Road, then going towards Rajgarh on Hisar Rajgarh Road upto 
Gurera Road and then along with Gurera Road , across the Railway line upto the M .C . boundary , which is the starting 
point . 
Ward No . 02 :- Starting point from the H /o Sh . Ramesh Pansari, along with Railway line towards North -Eastern side 
upto Hisar Road Railway crossing then along with M . C . boundary towards East -Southern side upto village Rupana 
Road , then along with Rupana Road upto Hisar -Rajgarh Road and then along with Rajgarh Road towards Rajgarh 
upto Mandi Road (Hare Krishana Variety Store ) and then along with this Road across the Mandi upto the H /o 
Sh . Ramesh Pansari, which is the starting point. 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), DEC . 28 , 2017 (PAUS . 6 , 1939 SAKA ) 


4879 


Ward No. 03 :- Starting point from the corner of Pir Baba wali gali at Hisar Rajgarh Road along with this Road 
towards Hisar upto the Rupana Road , then along with Rupana Road towards Rupana upto Gali Shani Dev then along 
with this street across Ambedkar Park upto the corner of H /o Ishwar Singh , then upto the H /o Sumitra Devi ( M . C .), 
then across the H /o Krishan upto the H / o Sh . Rishal Singh Fauji , then upto the H /o Ran Singh , then upto the H /o 
Chandi Ram , then upto the H /o Vinod , then upto the H /o Raju Sardar, then across the H /o Laxman Advocate and 
across the street adjoining Sunehari Park and then upto the H /o Ved Parkash , then upto the H /o Santa Singh then upto 
the corner of Seth Pala Ram Dharmshala and then upto the Hisar-Rajgarh Road , which is the starting point. 
Ward No. 04 :- Starting from corner of Shani Dev Mandir street at Rupana Road , along with Rupana Road towards 
Rupana upto the H /o Hanuman Kediya , then towards western south side upto the H /o Dr. Mahavir , then towards 
northern west side upto the H /o Ved Parkash , then upto the H /o Satyawan , then towards western side across the 
Ambedkar park upto the Rupana Road , which is the starting point. 
Ward No. 05 :- Starting point is the corner of farm of Hanuman Kediya at Rupana Road , along with Rupana Road 
towards Rupana upto the M . C . Boundary , then along with M . C . Boundary towards southern side upto the Tosham 
Road , then towards northern side upto the corner of Shamshan Ghat, then towards western side across the Radha 
Sawami Satsang Bhawan upto the corner of Dr. Bhim Rao Ambedkar Bhawan , then towards northern side upto the 
H /o Fateh Singh , then upto the H /o Chandgi Ram Grover, then upto the H /o Dinesh Bhoria , then upto the H /o Rahish 
Kumar, then towards northern side upto H /o Dharampal, then towards northern - east side upto the corner of Hanuman 
Kediya farm which is the starting point. 
Ward No. 06 :- Starting point is the H / o Chanan Mal towards northern side upto the H / o Ram Kumar Yadav, then 
upto the H /o Gina Devi, then the H / o Jagdish Cycle Wala, then towards southern west side upto the H / o Banarsi Dass , 
then upto old M . C . Chowk and then H /o Baru Ram Soni, then upto the Bhagti Beauty Parlor, then upto the H /o Dr. 
Raj Kumar Dhanda , then upto the H /o Om parkash Kothari, then the corner of Boosting station and then towards 
northern side upto the H / o Chanan Mal, which is the starting point. 
Ward No. 07 : - Starting from the corner of Janta Tent House situated at Hisar -Rajgarh Road towards Hisar upto 
street of Pir Baba, then along with this street towards south -eastern side upto the corner of Parshuram Chowk , then 
towards eastern side upto the H /o Raj Kumar, then upto the H / o Hanuman Parsad , then towards western side upto the 
H /o Ram Kishan Hasija , then upto the H /o Prem Kingar, then towards southern side upto the southern corner of old 
police station , then along with Thana Road towards western side upto the Janta Tent House situated at Hisar- Rajgarh 
Road , which is the starting point. 
Ward No. 08 :- Starting from the western corner of Primary School towards northern side upto the corner of B .E .O . 
office, then along with the street adjoining B . E .O . office upto the plot of Jai Singh Kothari, then upto the H /o Master 
Anil , then towards northern east side across in front of the H /o Jagdish Bhambu upto the H /o Mahender Nai, then 
towards Eastern side upto the Old M .C . Chowk, then towards northern side upto the H /o Ram Parsad , then upto the 
H /o Master Mohan Lal, then upto the H /o Ashok , then upto the H /o Sadhu Ram , then upto the plot of Sunder Lal, 
then towards southern west side upto the Jakhar Bhawan , then upto the H /o Patram Sharma, then towards southern 
west side upto the street of Balmiki Chopal, then along with this street across the Balmiki Chopal upto the H /o Ram 
Kumar, then upto H /o Sajjan Singh Dhanda and then towards western side upto the western corner of Primary School, 
which is the starting point. 
Ward No. 09 : - Starting from the Old Boosting station and then towards northern East side upto the H /o Krishan 
Lakhlan , Advocate , then towards northern east side upto the H /o Sunder Lal, then upto H /o Prithvi Singh , then upto 
the H /o Ram Sharan , then upto H /o Sajjan Singh , then towards southern side upto the plot of Bhoop Singh , then H / o 
Amar Singh , then in towards southern side upto corner of Ambedkar Bhawan and then towards northern west upto 
corner of Old Boosting Station , which is the starting point. 
Ward No. 10 :- Starting from the south western point of M .C . Boundary intersecting the street of Radhe Aara and 
then towards northern east side upto the Tosham Road , then towards northern east side across the H /o Sunil Chopra 
and Mahender then upto the H /o Seth Ram Chander , then upto the H /o Nandram , then towards southern east side upto 
the corner of Ambedkar Bhawan , then towards southern side upto the joining of Tosham Road to the M .C . Boundary 
and then southern west side along with M . C . Boundary upto joining of Loharu Road and then towards western side 
along with M . C . Boundary upto the street of Radhe Aara , which is the starting point. 
Ward No. 11 : - Starting from the Sawastik Medicos situated at Tosham Road , then towards northern east side upto 
the H / o Ranbir Master, then towards eastern side along with Thana Road upto the corner of B . D .P .O . office , then 
towards southern side upto H /o Jagdish , then upto the H /o Bhoop Singh , then upto the H /o Mahender, then towards 
southern west side upto the joining of Tosham Road , then along with this Road towards Hisar -Rajgarh Road upto the 
street of H /o Lal Chand (Old auto market) then along with this street towards north eastern side upto the H / o Lal 


4880 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), DEC . 28 , 2017 (PAUS. 6 , 1939 SAKA ) 


Chand , then upto H /o Azad Mistri , then towards southern west side upto the Joining of Tosham Road and then along 
with this Road towards Hisar - Rajgarh Road upto corner of Sawastik Medicos, which is the starting point. 
Ward No. 12 :- Starting from the junction of Tosham Road and Hisar Rajgarh Road , then towards Hisar upto the 
corner of shop of Sardana Mobile, then towards eastern side upto the corner of H /o Amit Lohiya , then towards 
southern west side upto the joining of Tosham Road , then along with this Road towards Tosham upto the corner of 
VishwakarmaMandir street, then along with this street towards northern east side upto corner of H /o Raghbir Mistri, 
then upto the H /o Bhagat ram , then towards southern west side upto the joining of Tosham Road , then along with this 
Road towards Tosham upto the corner of street adjoining Nayakyan Chopal, then along with this street towards 
southern west side junction of M . C . boundary , then along with M .C . boundary towards northern west side upto the 
joining of street of Goel Bhawan , then along with this street towards northern side across Goel Bhawan upto the H /o 
Balbir Singh Punia , then towards southern west upto the back gate of auto market, then towards northern side upto the 
H /o Dr. Jagdish , then towards northern west side across the H /o B .L . Bana, Advocate upto the joining of Tosham 
Road (Gopi auto mobiles ) and towards northern west side upto the joining of Hisar Rajgarh Road , which is the 
starting point. 
Ward No. 13 :- Starting from the southern west corner of M .C . boundary, along with the M . C . boundary , then 
towards northern side upto the junction of Gurera Road , then along with this Road towards Hisar Rajgarh Road across 
Railway crossing upto the junction of Hisar Rajgarh Road , then along with this Road towards Rajgarh upto the 
junction of Tosham Road , then along with this Road towards Tosham upto corner of shop of Mange Ram & Sons , 
then towards southern west side across the H / o B . L . Bana Adv. upto the front of H /o Dr. Jagdish & behind the auto 
market, then upto behind gate of auto market, then towards eastern side across the H / o Gyani ram upto the corner of 
H /o Master Balbir Punia , then towards southern side upto the joining of M .C . boundary , then towards western side 
along with M .C . boundary across Hisar Rajgarh Road & Railway line upto the southern west corner of 
M .C . boundary , which is the starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55894 — C .S. - H .G .P., Chd. 


